1554 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 25 , 1975 (AGHN . 4 , 1897 SAKA ) 


[ Part 1 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 13 नवम्बर , 1975 


क्रमांक 2620 - ज/( 1 ) -75/33927.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 19 48 ( जैसा कि उसे 

कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ), की धारा 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के 
अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल श्री हरी सिंह, पुन श्री हरनाम सिंह, गांव नन्हेड़ा, 
तहसील व जिला अम्बाला, को रबी , 1969 से रबी , 1970 तक 100 रुपए वार्षिक तथा खरीफ 1970 मे 150 रुपए वार्षिक 
कीमत दाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2622-ज ( 1 )-75/33931.--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री . भगवान दास , पुत्र श्री दीवान चन्द , अकबरी मोहल्ला अम्बाला शहर , जिला 
अम्बाला को रबी, 1973 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

कमांक 2521-ज ( 1 )-75/33935. --श्री चरण दास , पुत्र द्धो परस राम, कच्चा बाजार , अम्बाला छावनी , तहसील व 
जिला अम्बावा को दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2( ए) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं , कि श्री चरण दास को 
रबी 1969 से मुकिला 100 रुपये वाषिक तथा खरोक 1971 मे 150 रूपो वार्षिक की जागीर, हरियाणा सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 886 -जे .( I) -71/3049, दिनांक 25 जनबरी , 1972 धारा मन्जूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमती 
प्रकाश वन्ती के नाम खरोऊ 1971 , से 150 रुपये वापर की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तब्दील 
की जाती है । 

दिनांक 14 नवम्बर , 1975 


क्रमांक 2751 - ज- ( 1) -75/34000.----पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ), की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती हस्ती देवी , बेबा श्री उमराव सिंह, गांव गुवानी , तहसील नारनौल , 
जिला महेन्द्रगढ़, को खरीफ 1972 से 150 रुपए वापिक कीमत वाली युद्ध जागीर उसे दी गई सनद में वर्णित शर्तों के 

प्रदान करते हैं । 


अनुसार सहर्ष 


क्रमांक 2363 -ज ( 1 )-75/ 34004. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री भगवान सिंह, पुत्र श्री कुरड़ा राम, गांव थुराना, तहसील हांसी , 
जिला हिसार, को खरीफ , 1965 से रबी 1970 तक 100 रुपए वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली 
युध जागीर माह में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

दिनांक 17 नवम्बर, 1975 
कमांक 2834 - ज ( I) -75/34133.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसमें आज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तया 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 

का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रम पत , पुत्र श्री गंगा महाय , गांव अचीना , तहसील दादरी , 
जिला भिवानी , को रबी . 1973 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाती युद्ध जागीर सनद में दी गई गों को 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते ।। 

क्रमांक 24 39 -ज ( II).75 / 34139 .-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैस कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें भाज संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1 ) के 
अनमार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री चन्द्रभा । पुत्र श्री हरगोबिन्द , गाँव 
रिटोली , तहसील व जिला रोहतक, को रखी 1973 से 150 रपये दापिष कीमत वाली युद्ध जागीर उमे दी गई 
मनद में दी गई वणित शर्तों के अनुमार महर्ष प्रदान करते हैं । 


